रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD . No. D. L. - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी.- डी.एल. - अ .-12102020-222380 

CG - DL - E - 12102020-222380 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3153 ] 
No.3153]] 


नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12 , 2020/ आश्विन 20 , 1942 
NEW DELHI , MONDAY , OCTOBER 12 , 2020 / ASVINA 20 , 1942 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 


( केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) 
( राजस्व आसूचना निदेशालय) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2020 

सं. 52 / 2020 - सीमा शुल्क ( गै.टै./सीएए / राआनि ) 
का.आ. 3565 ( अ).— भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 
का 52 ) की धारा 152 के अनुच्छेद ( ए ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं .60/ 2015- सीमा शुल्क ( गै.टै. ) संख्या सा.का.नि. 
453 ( अ ), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II, खंड 3 , उपखंड ( i ) में प्रकाशित एवं यथा 
अधिसूचना सं . 133/2015- सीमा शुल्क ( गै.टे. ) , संख्या सा.का.नि. 916 ( अ) , दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के 
राजपत्र, असाधारण , भाग-II, खंड 3 , उपखंड ( i ) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, 
राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ ( 3 ) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ 
उपर्युक्त तालिका के स्तंभ ( 2 ) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारियों 
को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं : 


4860 GI/ 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii )] 


तालिका 
क्र.सं. नोटिसी का नाम एवं पता 

कारण बताओ नोटिस संख्या न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम नियुक्त न्यायनिर्णयन 
एवं दिनांक 

प्राधिकारी 
( 1 ) ( 2) ( 3 ) 

( 4) 

( 5 ) 
1 . श्री विशेष बंसल, फ़ा . सं . 50D / 5 / 2012 - CI पूर्व आयुक्त सीमा शुल्क , 

प्रधान आयुक्त / आयुक्त 
प्रोपराइटर , 

दिनांक 18.01.2013 इनलैंड कंटेनर डिपो -तुगल्कावाद, 

सीमा शुल्क ( आयात ), 
मै . विजीएन ओरगैनिक्स, 

नई दिल्ली . 

इनलैंड कंटेनर डिपो 
312 , अंबर टावर , 

(( For seizure of goods ) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक ), तुगलकाबाद , 
आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स , 

न्यू कस्टम हाउस , 

नई दिल्ली . 
दिल्ली -110033. 

नई दिल्ली. 
2 . फ़ा . सं . 50D / 5/ 2012 - CI पूर्व आयुक्त सीमा शुल्क , 

( तालिका के क्रम मं .1 
दिनांक 17.09.2014 . इनलैंड कंटेनर डिपो -तुगल्कावाद , 

और 2 के लिए) 
नई दिल्ली . 
[फा . सं . DRI / HQ - CI / 50D / CAA- 34 / 2020 ] 

जसप्रीत सिंह सुखीजा, संयुक्त निदेशक 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS ) 

(Directorate of Revenue Intelligence ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th October, 2020 

No. 52/2020 - Customs ( N.T./CAA/DRI) 
S.O. 3565 ( E ).— In pursuance of notification No. 60 /2015 - Customs (N.T. ) , published vide number G.S.R. 
453 (E) , dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extraordinary , Part- II, section 3 , sub - section ( i ) , and as amended by 
notification No. 133 / 2015 - Customs (N.T. ) , published vide number G.S.R. 916 ( E ) dated 30th November 2015 in 
Gazette of India, Extraordinary , Part- II, section 3 , sub - section ( i ) , issued by the Government of India , Ministry of 
Finance, Department of Revenue, under clause ( a ) of section 152 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ) , the Principal 
Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officer mentioned in column ( 5 ) of the Table below to act as 
a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers 
mentioned in column ( 4 ) of the said Table in respect of noticee mentioned in column ( 2 ) of the said Table for the 
purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column ( 3 ) of the said Table , namely : 

TABLE 


S.No. 


Name of Noticee ( s) and 
Address 


Show Cause Notice 
Number and Date 


( 3 ) 


1 . 


F. No. 50D / 5 / 2012 
CI dated 18.01.2013 
(For seizure of goods) 


( 2 ) 
Shri Vishesh Bansal, 
Proprietor. 
M / s. Vizien Organics, 
312 , Amber Tower, 
Azadpur Commercial 
Complex, 
Delhi - 110033 . 


Name of Adjudicating Authorities Common 

Adjudicating 
Authority 

(5) 
Erstwhile Commissioner of 

Principal 
Customs,, 

Commissioner / 
Inland Container Depot 

Commissioner of 
Tughlakabad, New Delhi. 

Customs ( Import), 
Commissioner of Customs 

Inland Container 
( Preventive),), 

Depot -Tughlakabad, 
New Custom House , New Delhi. 

New Delhi. 
Erstwhile Commissioner of 
Customs , 

( For Sl . No. 1 and 2 of 
Inland Container Depot 

the Table ) 
Tughlakabad, New Delhi.. 

[ F. No. DRI / HQ - CI / 50D / CAA - 34/ 2020 ] 


2 . 


F. No.50D / 5 / 2012 
CI dated 17.09.2014 . 


JASPREET SINGH SUKHIJA , Jt . Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR Didyanned by SKIVEH KUHAKI 

SINAST ANA 
SRIVASTAVA Dar.2020101230.1.12 10330 


